रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल -33004 /99 


REGD . NO . D . L. - 33004/ 99 


भारतको राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PARTII - Section3 - Sub- section (i ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 177 ] 
No. 177 ] 


नई दिल्ली, शनिवार , अप्रैल 30 , 2005 /वैशाख 10, 1927 
NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 30 , 2005 /VAISAKHA 10 , 1927 


विधि और न्याय मंत्रालय 
(विधायी विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 30 अप्रैल, 2005 
सा. का . नि . 253 ( अ ) . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग 
( समूह ग और समूह घ पद) भर्ती नियम, 1988 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचन आयोग ( समूह ग और समूह घ पद ) भर्ती ( संशोधन ) नियम , 2005 है । 
___ ( 2 ) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

__ 2. निर्वाचन आयोग ( समूह ग और समूह घ पद ) भर्ती नियम , 1988 की अनुसूची में, क्र . सं. 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के 
• स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : 


- 


साधारण केंद्रीय सेवा, 500-7508060 


अयन । 


" 7. स्टॉफ कार 
चालक (विशेष 
श्रेणी ) 


अचयन 


साधारण केंद्रीय सेवा, | 5000 - 150- 8000 
( 2005 ) . 

समूह 
कार्य भार के आधार पर | अराजपत्रित , 
परिवर्तन किया जा सकता | अननुसचिवीय 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं 
होता 


1351 GI/ 2005 


THE GAZEITE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEc . 36 ] . . 


- 


- 


14 
लागू नहीं 
होता 


11 12 

13 
प्रोन्नति द्वारा, प्रोन्नति : 

समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति 
जिसके न हो | ऐसा स्टॉफ कार चालक श्रेणी - 1 (प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के 
सकने पर जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित लिए) में निम्नलिखित होंगे : 
प्रतिनियुक्ति द्वारा | | सेवा की है । 

1. सचिव (प्रशासन ) या प्रधान सचिव 
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के ( प्रशासन ) - अध्यक्ष । 
संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता 2. अवर सचिव (प्रशासन)- सदस्य 
सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए 
विचार किया जा रहा हो वहां उनके 
ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार 
किया जाएगा परंतु यह तब जब कि 
उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक / पात्रता 
सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के 
आधे से अधिक से या दो वर्ष इनमें से 
जो कम हो से कम न हो और उन्होंने 
अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित 
उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए 
अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक 
पूरी कर ली है , जिन्होंने ऐसी अर्हक / 
पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है । 


- 


प्रतिनियुक्ति : 
केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो 
नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण 
किए हुए हैं । 


टिप्पण 1 .- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय 
अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में 
है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए 
विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । 
इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति 
द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने 
के पात्र नहीं होंगे । 


टिप्पण 2. - प्रतिनियुक्ति की अवधि , 
जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी 
या किसी अन्य संगठन /विभाग में इस 
नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी 
अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की 
अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से 
अधिक नहीं होगी । 
टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के 
लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त 
करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से 
अधिक नहीं होगी । 


- 


- 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1 
7क . स्टॉफ कार 
चालक श्रेणी- 1 


अचयन 


4 * 

साधारण केंद्रीय सेवा, | 4500 - 125 - 7000 
( 2005 ) 

समूह 
* कार्य भार के आधार पर | अराजपत्रित , 
परिवर्तन किया जा सकता | अननुसचिवीय 


लागू नहीं होता 


नहीं 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता. लागू नही 


10 
लागू नहीं 
होता 


- 


- 


- 


11 

13 

14 
प्रोन्नति द्वारा, प्रोन्नति : 

समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति || लागू नहीं 
जिसक न हो (i ) ऐसा स्टॉफ कार चालक श्रेणी - 2 (प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के होता 
सकने पर जिसने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित | लिए) में निम्नलिखित होंगे : 
प्रतिनियुक्ति द्वारा । 

सेवा की है ; या 
( ii ) स्टॉफ कार चालक श्रेणी- 2 और 1. सचिव (प्रशासन) या प्रधान सचिव 
स्टॉफ कार चालक ( सामान्य श्रेणी) ( प्रशासन) - अध्यक्ष 
जिसने उन श्रेणियों में पन्द्रह वर्ष | 2. अवर सचिव ( प्रशासन)- सदस्य 
सम्मिलित सेता की हो और यह तब जब 
उसने ( क ) यातायात नियमों और 
विनियमों के ज्ञान , ( ख) पेट्रोल और 
डीजल इंजनों के कार्यकरण के ज्ञान और 
हल्के मोटर यानों में कमी का पता लगाने 
और उनकी छोटी- मोटी मरम्मत करने , 
( ग ) हल्के मोटर यानों के कार्बोरेटर, प्लग 
साफ करने की क्षमता में व्यवसाय 
परीक्षण उत्तीर्ण किया हो । 
प्रतिनियुक्ति : 
केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो 
नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण 
किए हुए हैं । . 


टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय 
अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में 
है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए 
विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । 
इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति 
द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने 
के पात्र नहीं होंगे । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART II ---SEC. 3 (6 )] 


- 


A 


12 


13 


टिप्पण 2. - प्रतिनियुक्ति की अवधि , 
जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी 
या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस 
नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी 
अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की 
अवधि है , साधारणतया तीन वर्ष से 
अधिक नहीं होगी । 


टिप्पण 3 .- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के 
लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त 
करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से 
अधिक नहीं होगी । 


- 


Prod-sooo 


अचयन 


7ख. स्टॉफ कार 
चालक श्रेणी- 2 


2 
3 * 

साधारण केंद्रीय सेवा, | 4000 - 100 - 6000 
( 2005) 

समूह ग , | रु0 
कार्य भार के आधार पर | अराजपत्रित , 
परिवर्तन किया जा सकता अननुसविपीय 


MA 


- 


8 
लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


10 | 
लागू नहीं 
होता 


- 


14 


लागू नहीं 


- 


- 


होता 


13 
प्रोन्नति द्वारा, प्रोन्नति : 

समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति 
जिसके न हो | ऐसा स्टॉफ कार चालक ( सामान्य श्रेणी) ( प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के 
सकने पर | जिसने उस श्रेणी में नौ वर्ष नियमित | लिए) में निम्नलिखित होंगे : 
प्रतिनियुक्ति द्वारा । | सेवा की हो और यह तब जब उसने 

( क ) यातायात नियमों और विनियमों के 1. सचिव (प्रशासन) या प्रधान सचिव 
ज्ञान, ( ख ) पेट्रोल और डीजल इंजनों के ( प्रशासन ) - अध्यक्ष 
कार्यकरण के ज्ञान और हल्के मोटर यानों 2. अवर सचिव (प्रशासन)- सदस्य 
में कमी का पता लगाने और उनकी 
छोटी- मोटी मरम्मत करने , (ग ) हल्के 
मोटर यानों के कार्बोरेटर , प्लग साफ 
करने की क्षमता में व्यवसाय परीक्षण 
उत्तीर्ण किया हो । 


... . . .. . [ भाग - खण्ड 3(i)] 


- खण्ड 


. . . भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


- - 


- 12 


प्रतिनियुक्ति : 
केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो 
नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण 
किए हुए हैं । 


टिप्पण 1 .- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय 
अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में 
है , प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए 
विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । 
इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति 
द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने 
के पात्र नहीं होंगे । 


टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि , 
जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी 
या किसी अन्य संगठन /विभाग में इस 
नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी 
अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की 
अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से 
अधिक नहीं होगी । 


टिप्पण 3 . - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के 
लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त 
करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से 
अधिक नहीं होगी । 


ama 


1 
ग. स्टॉफ कार 
चालक ( सामान्य 
श्रेणी) 


5 
लागू नहीं होता 


3 * 


3 

4 
साधारण केंद्रीय सेवा, | 3050 -75- 3950 - 80 - 
( 2005 ) 

समूह 

ग , 4590 रु० 
* कार्य भार के आधार पर अराजपत्रित , 
परिवर्तन किया जा सकता अननुसचिवीय 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (6 ] 


नहीं 


लागू नहीं होता 


T 10 

सीधे भर्ती 
किए 
जाने 
वालों के 
लिए दो 
वर्ष 


25 वर्ष ( केंद्रीय सरकार द्वारा समय- | अनिवार्य 
समय पर जारी किए गए अनुदेशों या | (1) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल 
आदेशों के अनुसार सामान्य अभ्यर्थियों से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण, 
की दशा में सरकारी सेवकों के लिए | ( 2) हल्के मोटर यान के लिए 
शिथिल करके 40 वर्ष तक और विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति 
अनुसूचित जाति या अनुसूचित | रखता हो ; 
जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में ( 3 ) मोटर यांत्रिकी का ज्ञान : 
45 वर्ष तक की जा सकती है ) | और 

( 4 ) पांच वर्ष का हल्के मोटर 
टिप्पण 1. - आयु- सीमा अवधारित यान चालन का अनुभव । 
करने के लिए निणार्यक तारीख भारत 
में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने | वांक्षनीय : 
के लिए नियत की गई अंतिम तारीख किसी मान्यता प्राप्त स्कल से 
होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो दसवीं कक्षा उत्तीर्ण , 
असम , मेघालय , अरूणाचल प्रदेश , 
मिजोरम , मणिपुर , नागालैंड, त्रिपुरा, 
सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के 
लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के 
लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा 
जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और 
निकोबार संघ राज्य क्षेत्र द्वीप या 
लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों 
के लिए विहित की गई है । ) 


। 


टिप्पण 2. - रोजगार कार्यालयों से 
अभ्यर्थियों की दशा में , आयु सीमा 
अवधारित करने के लिए निर्णायक 
तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस 
तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने 
के लिए कहा गया है । 


[ भाग 


- खण्ड 3 ( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


13 


लागू नहीं 
होता 


। 


1 11 

____ 12 
प्रतिनियुक्ति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन : 

समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति 
आमेलन द्वारा, (i ). समूह घ के ऐसे कर्मचारियों से ( प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के | 
जिसके न हो | जिन्होनें भारत निर्वाचन आयोग में उस लिए ) में निम्नलिखित होंगे : 
सकने पर सीधी | श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की 
भर्ती द्वारा । हो और जिनके पास स्तंभ 8 में सीधे | 1 . सचिव (प्रशासन) या प्रधान सचिव 

भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए (प्रशासन) - अध्यक्ष 
टिप्पण - पदधारी के विहित अर्हताएं रखते हों । 

2. अवर सचिव ( प्रशासन )- सदस्य 
प्रतिनियुक्ति पर | ( ii ) केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी 
स्थानान्तरण , पर | जो नियमित आधार पर सदश पद धारण 
चले जाने या लम्बी किए हुए हैं । 
बीमारी या अध्ययन 

टिप्पण 1 . - पोषक प्रदर्भ के ऐसे 
अन्य परिस्थितियों | विभागीय अधिकारी , जो प्रोन्नति की 
के अधीन एक वर्ष | सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर 
या उससे अधिक नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के 
के लिए बाहर होने पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त 
के कारण कारित | व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए 
रिक्तियां केन्द्रीय | विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । 
सरकार या किसी 
राज्य सरकार के टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि , 
ऐसे अधिकारियों से | जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी 
प्रतिनियुक्ति पर या किसी अन्य संगठन /विभाग में इस 
अंतरण द्वारा भरी नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी 
जा सकेंगी जो | अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति 
नियमित आधार पर की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से 
सदृश पद धारण अधिक नहीं होगी । 
किए हुए हो और 
स्तंभ 8 में विहित टिप्पण 3. - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के 

लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त 
हो । 

करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से 
अधिक नहीं होगी । 


रखता 


[ फा. सं. ए- 12018 /2/2004 - प्रशा.I ( वि. वि .) ] 

जेड. एस . नेगी, अपर सचिव 


MINISTRYOFLAWANDJUSTICE 

(LegislativeDepartment) 

NOTIFICATION 

NewDelhi,the30thApril,2005 G.S.R.253(E).-Inexerciseofthepowersconferredbytheprovisotoarticle309oftheConstitution,thePresidentherebymakesthefollowingrulestoamendtheElection Commission(Group C andGroup D posts)RecruitmentRules,1988,namely: 

1.(1)TheserulesmaybecalledtheElectionCommission(Group C andGroup D posts)Recruitment(Amendment)Rules,2005. 

(2)TheyshallcomeintoforceonthedateoftheirpublicationintheOfficialGazette. 


2.IntheScheduletotheElectionCommission(Group C andGroup“D posts)RecruitmentRules,1988, 

forserialnumber7andtheentriesrelatingthereto,thefollowingshallbesubstituted,namely: 


1 “7.StaffCar Driver(Special Grade). 


Rs.5000-150-8000. 


Non-selection. 


Notapplicable. 


(2005) *Subjecttovariation dependenton workload. 


GeneralCentral Service,Group C , Non-Gazetted,Non Ministerial. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


10 


12 


13 


Not applicable. 


11 NotNot |Bypromotionfailing applicable.applicable.whichbydeputation. 


Promotion: 


14 Not applicable. 


StaffCarDriverGradi:–Iwiththreeyears regular serviceinthegrade. 


Group C Departmental PromotionCommittee (forconsidering promotionand confirmation) consistingof: (1)Secretary (Administration)or PrincipalSecretary 
( 
Administration) 
- 
Chairman 
. |(2)UnderSecretary 

(Administration)- Member. 


Note.-Wherejuniorswhohavecompletedtheir qualifying/eligibilityservicearebeingconsideredfor promotion,theirsenicrswouldalsobeconsidered providedtheyarenotshortoftherequisite qualifying/éligibilityservicebymorethanhalfof suchqualifying/eligitilityserviceortwoyear, whicheverisless,orhavesuccessfullycompleted theirprobationperiodforpromotiontothenext highergradealongw.ththeirjuniorswhohave alreadycompletedsuchqualifying/eligibilityservice. 


. 


(PART II SEC. 3 (1)]. 


- 


Deputation 
: 


OfficersoftheCentralGovernmentholding analogouspostonregularbasis. 


[ YTTI - O S 3 (1) ] 


Note1.-TheDepartenentalOfficersinthefeeder categorywhoareinthedirectlineofpromotionwill notbeeligibleforconsiderationforappointmentby deputation,similarly,deputationistsshallnotbe eligibleforconsiderationforappointmentby promotion. 


Note2.-Theperiodofdeputationincludingthe periodofdeputationinanotherex-cadrepostheld immediatelyprecedingthisappointmentinthesame orsomeotherorganisationDepartmentoftheCentral Governmentshallordinarilynotexceedthreeyears. 


LAP 


Note3.-Themaximumagelimitforappointmentty deputationshallbenotexceeding56yearsasonthe closingdateofreceiptofapplications. 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 


N 


Rs.4500-125-7000. 


Non-selection. 


No. 


Notapplicable. 


7A.StaffCar DriverGrade-1. 


GeneralCentral (2005) 

Service,Group C , *SubjecttovariationNon-Gazetted,Non dependentonworkload.Ministerial. 


12 


13 


Notapplicable. 


9 
T Not applicable. 


10 Not 

Bypromotionfailing applicable.|whichbydeputation. 


Promotion: 


14 Not applicable 


(1)StaffCarDriverGrade-IIwithsix years regularserviceinthegrade;or (ii)StaffCarDriverGrade--IIandStaffCar 


Group C Departmental PromotionCommittee (forconsidering promotionand 


Driver(OrdiriaryGrade)withfifteenyears confirmation) combinedserviceinthosegradessubjecttoconsistingof: passingofTradeTestinthefollowing:-(a)(1)Secretary knowledgeoftrafficrulesandregulations;(Administration)or (6)knowledgeofpetrolandDieselEnginePrincipalSecretary workingandabilitytolocatefaultswiththe(Administration)- lightmotorvehiclesandcarryouttheirChairman. minorrepairs;(c)abilitytoclearcarburettor, 
| 
( 
2 
) 
Under 
Secretary plugoflightmotorvehicles. 

(Administration)- 

Member Deputation: OfficersoftheCentralGovernmentholding; analogouspostonregularbasis. 


Note1.-TheDepartmentalOfficersinthe feedercategorywhoareinthedirectlineof promotionwillnotbeeligiblefor considerationforappointmentby deputation,similarly,deputationistsshallnot beeligibleforconsiderationforappointment bypromotion. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Note2.-Theperiodofdeputationincluding: theperiodofdeputationinanotherex-cadre postheldimmediatelyprecedingthis appointmentinthesameorsomeother organisationDepartmentoftheCentral Governmentshallordinarilynotexceed threeyears. 


Note3.-Thetnaximumagelimitfor appointmentbycleputationshallbenot exceeding5.5yearsasontheclosingdateof receiptofapplications. 


PART II — Sec .3 (1)] . 


VN 


2 


3 


4 


3* 


Rs.4000-100-6000. 


Non-selection, 


No. 


Notapplicable. 


7B.StaffCar DriverGrade-II. 


(2005) *Subjecttovariation dependingon workload. 


GeneralCentral 
Service 
, 
Group 

C 

, Non-Gazetted,Non Ministerial. 


[ II - QUE 3 (1) ] 


Www 


Notappicable.Not 


Notº_ 


10 |Not 

applicable. 


Not applicable. 


11 Bypromotionfailingwhich bydeputation. 


Not 


applicable. 


12 Promotion: 

Group C 

Departmental Staff 
CarDriver( 
Ordinary 
Grade 
) 
.Promotion 
Committee withnineyears regularserviceinthe(forconsidering grade:subjecttopassingofTradepromotionand Testinthefollowing:-(a)knowledgeconfirmation) oftraficrulesandregulations;(b) consistingof: abilityto 
locate 
faults 
with 
the 
light|(1)Secretary motorvehiclesandcarryouttheir (Administration)or minorrepairs;(c)abilitytochangePrincipalSecretary wheelsandinflatetyresoflight (Administration)- motorvehicles. 

Chairman 

(2)UnderSecretary Deputation: 

(Administration)- 

Member. 
Officers 
of 
the 
CentralGovernment holdinganalogouspostonregular basis. 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ww 


NEN 


Note1.-TheDepartmentalOfficers inthefeedercategorywhoareinthe directlineofpromotionwillnotbe eligibleforconsiderationfor appointmentbydeputation,similarly, deputritionistsshallnotbeeligiblefor considerationforappointmentby promotion 


Note2.-Theperiodofdeputation includingtheperiodofdeputationin anotherex-cadrepostheld 


1 


. . 


. . 


. 


. . 


. 


w 


imniediatelyprecedingthis appointmentinthesameorsome otherorganisationDepartmentofthe CentralGovernmentshallordinarily notexceedthreeyears. 


Not:3.-Themaximumagelimitfor appointmentbydeputationshallbe notexceeding56yearsasonthe closingclateofreceiptof applications. 


6 |No. 


7C.Staff CarDriver (Ordinary Grade). 


3* 

(2005) |*Subject 


4 Rs.3050-|Not 75-3950applicable. 80-4590 


General Central Service,Group 

C 

, 
Non Gazetted,Non Ministerial. 


to 


25yesirs.(RelaxableforGovernmentemployees uptotheageof40yearsincaseofgeneral candi,latesand45yearsinthecaseofcandidates belongingtotheScheduledCastesandthe ScheduledTribesinaccordancewiththe instructionsorordersissuedbytheCentral Governmentfromtimetotime.) 


variation dependent on workload. 


Essential: (1) 
8thStandardpassfroma recognisedschool; (2)possessionofavalid drivinglicenceforlight motorvehicle; (3)knowledgeofmotor mechanism;and (4)experienceofdriving lightmotorvehicleforfive years. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Cerit , U 


. 


23 


. 


. . A 


NoteI.:Thecrucialdatefordeterminingtheage limitshallbetheclosingdateforreceiptof applicationsfromcandidatesinIndia(andnot theclosingdateprescribedforthoseinAssam, Meghalayal,ArunachalPradeshMizoram, Manipur,Nagaland,Tripura,Sikkim,Ladakh divisionofJammuandKashmirStateLahaul andSpitiDistrictofPangiSub-Divisionof ChambaDistrictofHimachalPradeshtheUnion TerrirotyoftheAndamanandNicobarIslands ortheUnionTerritoryofLakshadweep) 


Desirable: 10th 
standardpassfroma recognisedschool. 


Note2.Incaseofrecruitmentthrouļghthe EmploymentExchange,thecrucial(datefor deterininingtheagelimitshallbethelastdate uptowhichtheEmploymentExchangeisasked tonoininatecandidates. 


PART II — SEC. 30 


.. 





13 


14 


1 


10 Two years for direct recruits. 


Not applicable. 


[ MI- 64530) ] 


Not applicable." 


| 
By deputation/absorption failingwhichby directrecruitment. 


Deputation/absorption: 

Group C Departmental (1)FromGroup D EmployeeshavingtenyearsregularPromotionCommittee(for serviceinthegradeintheElectionCommissionofIndiaand consideringconfirmationand |possessingqualificationsprescribeclfordirectrecruitsunder|absorption)consistingof: column8. 

(1)Secretary (ii)OfficersoftheCentralGovernnentholdinganalogouspost(Administration)orPrincipal onregularbasis. 

Secretary(Administration)- 

Chairman. Note1.-TheDepartmentalOfficersinthefeedercategorywho(2)UnderSecretary areinthedirectlineofpromotionwillnotbeeligiblefor(Administration)-Member. 

considerationforappointmentbydeputation,similarly, |deputationistsshallnotbeeligibleforconsiderationfor 

appointmentbypromotion. 


Note.-Vacancies causedbythe incumbentbeing awayontransferon deputationorlong illnessorstudyleave orunderother circumstancesfora durationofoneyear ormoremaybefilled ontransferon deputationfromthe officersoftheCentral Governmentora StateGovernment holdinganalogous postsonregularbasis andpossessingthe qualifications prescribedunder column8. 


Note2.-Theperiodofdeputationincludingtheperiodof deputationinanotherex-cadrepostheldimmediately precedingthisappointmentinthesimeorsomeother organisationDepartmentoftheCertralGovernmentshall ordinarilynotexceedthreeyears. 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Note3.-Themaximumagelimitforappointmentby deputationshallbenotexceeding55yearsasontheclosingof receiptofapplications. 


[F.No.A-12018/2/2004-Admn.I(LD)] 

Z.S.NEGI,Addl.Secy. 


PrintedbytheManager 
,Govt. 
ofIndia 
Press,Ring 
Road,Mayapuri,NewDelhi- 
110064 

andPublishedbytheControllerofPublications,Delhi-110054. 


